रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004. 4 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - - खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 161 ] 
No. 1611 


नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 6 , 1999 / आषाढ़ 15 , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 6 , 1999 /ASADHA 15 , 1921 


वाणिज्य मंत्रालय 


सार्वजनिक सूचना संख्या- 20 ( आर ई - 99 ) / 1997 - 2002 


नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1999 


फाइल संख्या 01 / 91 / 110 / 55 / ए एम 00 /पालिसी - 3. - निर्यात और आयात नीति, 1997 -- 2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा "निर्यात और आयात मदों 1997 - 2002 के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण " नामक 
पुस्तक की अनुसूची-2, परिशिष्ट- 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 

2. "निर्यात और आयात मदों 1997 - 2002 के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण " नामक पुस्तक में शैलेक और सभी प्रकार के लाख के 
निर्यात के संबंध में अनुसूची - 2, परिशिष्ट - 1 के क्रमांक--23 की प्रविष्टि के समक्ष शर्म संख्या - 1 और तालिका ख के कोड संख्या - 1301 के समक्ष 
उल्लिखित कालम " प्रतिबंध की प्रकृति के तहत शर्त ( क ) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाए। 
शैलेक और सभी प्रकार के लाख 

( 1 ) भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ अथवा शैलेक निर्यात संवर्धन 

परिषद् के साथ पंजीकरण 
कोड संख्या शैलेक और सभी प्रकार के लाख ( क ) भारतीय जनजाति सहाकारी विपणन विकास संघ अथवा शैलेक निर्यात संवर्धन 
1301 

परिसर के साथ पंजीकरण । 


M 


23 . 


3. 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


2008 GI/99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 1 -- Sec . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 20 (RE -99 )/1997 - 2002 

Now Delhi, the 6th July, 1999 


F . No . 01 /91/ 110 /55 /AM .00 /PC .01. - In exercise of the powers conferred under Paragraph 4 . 11 of the Export & 
Import Policy, 1997- - 2002 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Schedule 2, 
Appendix 1 of the book titled “ ITC (HS ) Classification of Export and Import Items 1997 – 2002 " , 

2 . The condition No. (i) against the entry at S . No. 23 of the Schedule 2 , Appendix I and condition (a ) under the 
column ‘Nature of Restriction against code No. 1301 of Table B of the book titled " ITC (HS) Classification of Export and 
Import Items 1997 — 2002" relaing to export of Shellac and all forms of lac shall be amended to read as under : 
Shellac and all forms of lac (i) Registration with Tribal Cooperative Marketing Development 

Federation of India Ltd . or Shellac Export Promotion Commcil, 
Code No. Shellac and all forms of lac 

Registration with Tribal Cooperative Marketing Development 
1301 

Federation of India Ltd . or Shellac Export Promotion 
Council. 


23. 


3 . 


This issues in Public interest. 


N L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Managor, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi-110054 


